PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 27, 1999 (SRVN 5 , 1921 SAKA) 


523 


सिंचाई विभाग 
दिनांक 15 मार्च , 1999 


क्रमांक 2216/ 1एल .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च 
पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् टीटो खेड़ी लिंकडून की वुर्जीनं ० ० से वुर्जी नं ० 2150 जो कि टीटो खेड़ी ड्रेन की वुर्जी नं ० 5000 
बायें में जाकर गिरती है, के निर्माण के लिये गांव करसिंदूं, तहसील सफीदों , जिला जीन्द , में नीच वणित परिक्षेत्र में भूमि उपर्युक्त 
प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये 
की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे हुये 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कोई आपत्ती हो, इस अधिसूचना के राजपत्र 
म प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलैक्टर,सिंचाई विभाग , अम्बाला के सम्मुख लिखित रूप में प्रापत्ति दायर 
कर सकता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण , भूमि अर्जन अधिकारी अम्बाला तथा ककरी अभियन्ता , सफीदों जल सेवायें मण्डल , 
सफीदों के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


समांक 


जिला 


तहसील 


गांव 


विवरण/ खसरा नं ० 


हदवस्त क्षेत्रफल 

एकड़ों में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2150 फुट लम्बाई में भिन्न 
चौड़ाई की पट्टी में आमतौर पर 
पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण 
दिशा की मोर जैसा कि मानचिन्न 
में दर्शाया गया है : -- 

47 


सफीदों 


करसिन्दू 


56 


1.08 


1 , 8 , 9, 10 
38 


21 


37 


16/1, 16/2, 25, 14, 2, 3 


35 


22 


गैर म मकिन रास्ता नं . 60 


जोड़ .. 1.08 एकड़ 


. 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 

( हस्ता .) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
यमुना जल सेवायें परिमण्डल , 


जीन्द । 


524 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 27, 1999 ( SRVN 5, 1921 SAKA ) 


( PART 1 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 15th March , 1999 


No. 2216 / 1- 

LWhereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is 
needed by the Government at public expenses , namely for constructing Tito Kheri Link Drain from RD 
Oto 2150 out falling into Tito Kheri Drain at RD . 5000- L in village Karsindu, tehsil Safidon , district Jind . 


It is hereby notified that land in the locality described below is required for the abave purpose . 
This Notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information 
of all to whom il may concorn . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby autho 
rises the officers of Irrigation Department, Haryana with their servants and workmen for the time being 
engaged in the underlaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required 
or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
a period of thirty days of publiction of this Notification , file objection in writing before the Land Acquisition 
Collector , Public Works Department, Irrigation Branch , Ambala and Executive Engineer, Safidon Water Service 
Division , Safidon . 


. 


SPECIFICATIONS 


District 


Serial 
No. 


Tehsil 


Village 


Hadbast Area in 
No. 

acres 


Ret No./Kila No. 9 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A sirip of land start from East to West 
measuring 2150 feet and width 22 
feel throuth full/part ofKilla No. 
as demarkeled at sile 


1 


Jind 


Safidon 


Karsindu 


56 


1.08 


47 


1,8,9 , 10 


38 


7 


21 


37 


16/1 , 16/2 , 25, 14 , 8,3 


35 


22 


Total 1 1.08 


Gair Mumkin Path No. 60 


By Order Governor of Haryana , 


( Sd .) 


Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Jind . 


